निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( सं ० पटना 47 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

24 अगस्त 2012 
सं 0 1 / रा.स्था . ( 2) नियमावली -07 / 2008 - सह.- 3745 — अधिसूचना संख्या 3744 दिनांक 24.08.2012 के 
तहत् निर्गत बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा सम्वर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के 
खण्ड ( 3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रामाश्रय कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 47-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


